इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic .in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


सत्यमे 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


Aama 


क्रमांक 38 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 23 जनवरी 2015 - माघ 3, शक 1936 


Ame 


विधि और विधायी कार्य विभाग 

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015 
फा. क्र . 17( ई) - 261 -- 2014- इक्कीस - ब( दो ). - राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 21 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ), जबलपुर, इन्दौर , होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड एवं विदिशा 
मध्यप्रदेश हेतु त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014- 15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित 
अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी 
नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमिताभ मिश्र, अपर सचिव, 
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी 


क्र . 


नाम अधिकारी 


विभाग का नाम 


क्षेत्र जिसके लिये कार्यपालिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान 

की जाना है 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


___ ( 1 ) 

1 
2 


( 2 ) 
डॉ . सी . एल. जयंत 
श्री एस. बी . कबीरपंथी 


पशु चिकित्सा सहायक 
उप संचालक 


सम्पूर्ण जिला भिण्ड 
सम्पूर्ण जिला भिण्ड 


3 
4 
5 


श्री ए. के. जैन 
डॉ . आर. एस. तोमर । 
श्री संजय राय खरे 
श्री एम . के . जैन 
श्री जी . एस . भदौरिया 
श्री सुनील त्रिपाठी 


महाप्रबंधक 
उप संचालक 
उप वन मंडलाधिकारी 
ए. डी . एच. 
सहायक यंत्री 
सहायक प्राध्यापक 


पशु चिकित्सा विभाग , भिण्ड 
सामाजिय न्याय एवं निशक्तजन 
कल्याण जिला भिण्ड . 
म. प्र. ग्रा . स. वि . प्राधि., भिण्ड 
पशु चिकित्सा विभाग, भिण्ड 
वन मंडल, भिण्ड 
उद्यानिकी विभाग , भिण्ड 
लो. स्वा . या . भिण्ड 
शा. एम. जे. एस. महावि ., भिण्ड 


सम्पूर्ण जिला भिण्ड 
सम्पूर्ण जिला भिण्ड 
सम्पूर्ण जिला भिण्ड 
सम्पूर्ण जिला भिण्ड 
सम्पूर्ण जिला भिण्ड 
सम्पूर्ण जिला भिण्ड 


8 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2015. 

75 


